निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 195 ) 


19 वैशाख 1933 ( श ) 
पटना, सोमवार , 9 मई 2011 


सं0 वि0 (27) पे0 को0 44 / 2011 - 655 -वि0 

वित्त विभाग 


संकल्प 

14 मार्च 2011 
विषय - बिहार पंचायत चुनाव, 2011 में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता 

की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में । 

बिहार पंचायत आम चुनाव, 2006 हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1062, दिनांक 27 मई, 2006 की भांति बिहार पंचायत आम 
चुनाव 2011, में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में वित्त 
विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2411, दिनांक 22 नवम्बर , 2005 आसन्न पंचायत आम चुनाव 2011 के लिये भी प्रभावी होगा । 
2. वित्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प सं0 95, दिनांक 20 जनवरी 2005 की सभी शर्ते यथावत रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रविनंदन सहाय, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 195 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


